रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


PM 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , शनिवार , मार्च 25 , 2017 / चैत्र 4 , 1939 
NEW DELHI, SATURDAY , MARCH 25 , 2017 /CHAITRA 4 , 1939 


सं. 857] 
No. 857 ] 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्यविभाग) 
(वित्तीय बाजार प्रभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2017 
का. आ. 960( अ). केंद्रीय सरकार , भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और शर्ते ) 
नियमावली , 1992 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 4 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एतद्वारा श्रीमती माधबी पुरी बुच को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य पद 
पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से , प्रारंभ में 3 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक , इसमें से जो भी पहले हो , 
नियुक्त करती है । उनका वेतन अपर सचिव , भारत सरकार के लिए यथास्वीकार्य या समेकित वेतन 3,75000/ -रुपए प्रतिमाह होगा । 

[ फा . सं . 2/ 9/ 2016 - आरई ] 

एस. सेल्वकुमार ,संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs ) 
(FINANCIAL MARKETS DIVISION ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 25th March, 2017 
S .O . 960 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 4 of Securities and Exchange Board of India Act, 
1992 ( 15 of 1992) read with rule 3 of Securities and Exchange Board of India ( Terms and Conditions of Service of 
Chairman and Members ) Rules, 1992 , the Central Government hereby appoints Smt. Madhabi Puri Buch to the post of 
Whole Time Member, Securities and Exchange Board of India , initially for a period of 3 years from the date she assumes 
charge of the post or until further orders, whichever is earlier , with pay as admissible to Additional Secretary to 
Government of India or a consolidated salary of Rs. 3 ,75 ,000 /- per month . 

[ F. No . 2 /9 / 2016 - RE] 

S . SELVAKUMAR , Jt. Secy. 
1708 GI/ 2017 
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


RAKESH SUKUL SUKUL 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date: 2017.03. 27 11: 22 :30 + 05 30 


